पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -18]] रुड़की, शनिवार , दिनांक 17 जून , 2017 ई० (ज्येष्ठ 27, 1939 शक सम्वत् ) [ संख्या-24 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 

विषय 


पृष्ठ संख्या 


वार्षिक चन्दा 


रु ० 


3075 


... 


529-538 


1500 


163-177 


1500 


... 


975 


- 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम, कार्य- विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 -- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


35-37 


975 


975 


975 


- 


975 


975 


975 


... 


1425 


529 - क 


530 


उत्तराखण्ड गजट , 17 जून , 2017 ई० (ज्येष्ठ 27. 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान-नियुक्ति , स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग 

विज्ञप्ति / नियुक्ति 

05 मई , 2017 ई ० 
संख्या 797 / XLI - 1 / 14-104 / 14 टी 0 सी 0 ||| -प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय 
पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता गणित के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की संस्तुति के फलस्वरूप 
निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के पत्रांक 82 / नि 0 प्रा 0 शि 0 / रसायन एवं गणित / 2016-17 , दिनांक 18 अप्रैल, 2017 के क्रम 
में निम्न तालिका में उल्लिखित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुख कॉलम -3 में निर्दिष्ट राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में 
वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पैरा -2 एवं 3 में उल्लिखित शर्तों 
एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त / तैनात करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
क्र ० सं ० अभ्यर्थी का नाम 

तैनाती स्थल 


1 


2 


3 


1 . 


श्री दीपेन्द्र सिंह भण्डारी 


रा ० पा 0, देहरादून 


2 . 


श्री सन्दीप कुकरेती 


रा ० पा o, हरिद्वार 


3 . 


सुश्री भावना पंवार 


रा ० पा ०, श्रीनगर , पौड़ी गढ़वाल 


4 . 


श्री अनिल मटूडा 


. रा ० पा 0 , पिपली, उत्तरकाशी 


5 . 


श्री नवीन नौटियाल 


रा ० पा 0, नई टिहरी 


6 . 


श्री दिवाकर बिजेता 


रा 0 पा 0. कालाढूंगी, नैनीताल 


7 . 


कु ० कृष्णा राणा 


रा 0 पा 0, कोटद्वार , पौड़ी गढ़वाल 


8 . 


सुश्री दीपिका रावत 


रा ० पा ०, पौड़ी 


9 . 


सुश्री किरन असवाल 


रा ० पा 0. काशीपुर, ऊधमसिंह नगर 


10 . 


श्री विक्रांत सिंह 


रा ० पा ० , सल्ट, 


अल्मोड़ा 


11. 


श्री प्रवीण सिंह रावत 


रा ० पा ०, पाबौ, पौड़ी गढ़वाल 


12. 


कु 0 सरिता 


रा ० पा 0, जखोली, रूद्रप्रयाग 


13. 


श्री गुलरेज 


रा 0 पा 0, पन्तनगर, ऊधमसिंह नगर 


14. 


कु ० अंकिता देवी 


रा 0 पा 0, कुलसारी, चमोली, गढ़वाल 


15 . 


श्री विवेक कुमार 


रा 0 पा 0, गैरसैण, चमोली, गढ़वाल 


16 . 


सुश्री अल्का 


रा ० पा 0, द्वाराहाट , अल्मोड़ा 


2. उपरोक्तानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रवक्ताओं की सेवाएँ “ उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित 
अधिकारी सेवा नियमावली, 2009 * के संगत सेवा नियमों तथा ऐसी समस्त सेवा शर्तों के आधार पर होगी , जो 
समय - समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी । 


भाग 1]] 


उत्तराखण्ड गजट , 17 जून, 2017 ई 0 ( ज्येष्ठ 27. 1939 शक सम्वत् ) 


531 


( 2.1) उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । यदि स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं प्रागवृत्त सत्यापन, आरक्षित श्रेणी 

संबंधी प्रमाण - पत्रों के सत्यापन आदि में कोई प्रतिकूल तथ्य / रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो संबंधित 
अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। 


( 2.2) संबंधित प्रवक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह इस विज्ञप्ति पत्र जारी होने की तिथि से 

एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या संबंधित संस्थानों में उपलब्ध कराते हुए प्राविधिक शिक्षा 
निदेशालय, श्रीनगर एवं शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे । 


( 2.3 ) परिवीक्षा के दौरान नवचयनित प्रवक्ताओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का अनुपालन 

सुनिश्चित किया जाना होगा । 


3. तैनाती स्थल / संस्थान में रिपोर्ट करने के उपरान्त निम्न सूचनाएँ एवं प्रमाण - पत्र शासन में प्रस्तुत करने 
अनिवार्य होंगे, तदोपरान्त ही योगदान सूचना स्वीकार की जायेगी: 


( 3.1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रपत्र में स्वस्थता प्रमाण - पत्र । 


(3.2 ) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों । 


(3.3) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा - पत्र । 


( 3.4) एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने की घोषणा / शपथ - पत्र । 


( 3.5) इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट ऐक्ट , 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने का प्रमाण - पत्र ] 


( 3.6) दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सक्रिय सेवा में हों किन्तु उनके संबंधित न हों , के द्वारा जारी 


प्रमाण - पत्र । 


( 3.7 ) शैक्षिक योग्यता, आयु एवं जाति से संबंधित मूल प्रमाण - पत्र एवं उसकी एक प्रमाणित प्रति । 


( 3.8 ) लिखित रूप से एक Under Taking कि यदि पुलिस सत्यापन चरित्र एवं प्रागवृत्त के सत्यापन तथा 

चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति 
निरस्त समझी जाय । 


( 3.9 ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण[ -पत्रों की जाँच, संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के 

उपरान्त यदि कोई प्रमाण - पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया , तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन / नियुक्ति 
निरस्त समझी जायेगी । 


4. अतः उपरोक्त तालिका में उल्लिखित नवचयनित व्याख्याताओं को सूचित किया जाता है कि यदि वह उक्त 
पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं , तो प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि तक उपरोक्त प्रस्तर -1 में निर्दिष्ट तालिका के 
कॉलम -3 में उल्लिखित तैनाती स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें , अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद 
का कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही 
नियमानुसार की जायेगी । 


532 


उत्तराखण्ड गजट , 17 जून , 2017 ई ० (ज्येष्ठ 27, 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
विज्ञप्ति / नियुक्ति 

05 मई , 2017 ई ० 
संख्या 798 / XLI - 1 / 14-104 / 14 टी 0 सी 0 || -प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय 
पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता रसायन के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की संस्तुति के फलस्वरूप 
निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के पत्रांक 82 / नि 0 प्रा 0 शि 0 / रसायन एवं गणित / 2016-17 , दिनांक 18 अप्रैल, 2017 के क्रम 
में निम्न तालिका में उल्लिखित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुख कॉलम -3 में निर्दिष्ट राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में 
वेतनमान ₹ 15,600-39,100 , ग्रेड पे ₹ 5,400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पैरा -2 एवं 3 में उल्लिखित शर्तों 
एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त / तैनात करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क्र ० सं ० 


अभ्यर्थी का नाम 


तैनाती स्थल 


1 


2 


3 


1 . 


श्री मयंक तिवारी 


2 . 


श्री शैलेन्द्र बहुगुणा 


रा ० पा 0, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर 
रा ० पा 0, देहरादून 
रा ० म० पा o, देहरादून 


3 . 


श्री दिनेश बेलवाल 


4 . 


रा ० पा ० , द्वाराहाट , अल्मोड़ा 


श्री सन्दीप सिंह कुँवर 
श्री द्वारिका प्रसाद 


5 . 


रा ० पा ०, रतूड़ा, रूद्रप्रयाग 


6 . 


सुश्री गरिमा पाटनी 
सुश्री श्रद्धा रमोला 


7 . 


8 . 


श्री उपेन्द्र प्रसाद भट्ट 


रा 0 पा 0, कालाढूंगी, नैनीताल 
रा 0 पा 0, उत्तरकाशी 
रा ० पा o, गोपेश्वर, चमोली 
रा ० पा ० , नई टिहरी 
रा ० पा ०, सहिया, देहरादून 
रा ० पा ० , नैनीताल 


9 . 


श्री अजबीर सिंह 


10. 


11. 


श्री जगजीत सिंह पुण्डीर 
श्री नीरज पैन्यूली 
सुश्री भावना रावत 
सुश्री गीतिका पुनेड़ा 


12. 


रा ० पा ०, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल 


13. 


रा ० पा 0, खटीमा , ऊधमसिंह नगर 


14 . 


सुश्री देवकी 


रा ० पा 0, पोखरी, चमोली 


15 . 


श्री मनमोहन सिंह 


16 . 


सुश्री शिवानी डबराल 
श्री सचित असवाल 


17 . 


रा ० पा 0, बड़कोट, उत्तरकाशी 
रा 0 पा 0, सतपुली, पौड़ी गढ़वाल 
रा ० पा ०, शक्तिफार्म, ऊधमसिंह नगर 
रा ० पा 0 थलनदी, पौड़ी 
रा 0 पा 0, सल्ट, अल्मोड़ा 
रा 0 पा 0, बाडेछीना, अल्मोड़ा 


18 . 


सुश्री नमिता बिजल्वाण 
श्री जयप्रकाश अमोला 


19 . 


20 . 


सुश्री गीता आर्या 


21. 


श्री नवीन चन्द्र 


रा ० पा o, गरूड़, बागेश्वर 


22. 


श्री राजेन्द्र सिंह रावत 


रा 0 पा 0, गणाई गंगोली, पिथौरागढ़ 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2017 ई ० (ज्येष्ठ 27 , 1939 शक सम्वत् ) 


533 


2. उपरोक्तानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रवक्ताओं की सेवाएँ " उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित 
अधिकारी सेवा नियमावली , 2009 के संगत सेवा नियमों तथा ऐसी समस्त सेवा शर्तों के आधार पर होगी, जो 
समय - समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी । 
( 2.1 ) उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । यदि स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं प्रागवृत्त सत्यापन, आरक्षित श्रेणी 

संबंधी प्रमाण - पत्रों के सत्यापन आदि में कोई प्रतिकूल तथ्य / रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो संबंधित 

अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी । 
( 2.2 ) संबंधित प्रवक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह इस विज्ञप्ति पत्र जारी होने की तिथिं से 

एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या संबंधित संस्थानों में उपलब्ध कराते हुए प्राविधिक शिक्षा 

निदेशालय, श्रीनगर एवं शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे । 
(2.3) परिवीक्षा के दौरान नवचयनित प्रवक्ताओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का अनुपालन 

सुनिश्चित किया जाना होगा । 
3. तैनाती स्थल / संस्थान में रिपोर्ट करने के उपरान्त निम्न सूचनाएँ एवं प्रमाण - पत्र शासन में प्रस्तुत करने 
अनिवार्य होंगे, तदोपरान्त ही योगदान सूचना स्वीकार की जायेगी: 

(3.1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रपत्र में स्वस्थता प्रमाण - पत्र । 
(3.2 ) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों । 
(3.3) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा - पत्र । 
( 3.4 ) एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने की घोषणा / शपथ - पत्र । 
(3.5 ) इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट ऐक्ट , 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने का प्रमाण - पत्र । 
(3.6 ) दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सक्रिय सेवा में हों किन्तु उनके संबंधित न हों , के द्वारा जारी 

प्रमाण - पत्र । 
(3.7 ) शैक्षिक योग्यता, आयु एवं जाति से संबंधित मूल प्रमाण - पत्र एवं उसकी एक प्रमाणित प्रति । 
( 3.8) लिखित रूप से एक " Under Taking कि यदि पुलिस सत्यापन चरित्र एवं प्रागवृत्त के सत्यापन तथा 

चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है , तो नियुक्ति 

निरस्त समझी जाय । 
( 3.9) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण - पत्रों की जाँच, संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के 

उपरान्त यदि कोई प्रमाण - पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन / नियुक्ति 
निरस्त समझी जायेगी । 


4 . 


अतः उपरोक्त तालिका में उल्लिखित नवचयनित व्याख्याताओं को सूचित किया जाता है कि यदि वह उक्त 
पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं , तो प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि तक उपरोक्त प्रस्तर -1 में निर्दिष्ट तालिका के 
कॉलम -3 में उल्लिखित तैनाती स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें , अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद 
का कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही 
नियमानुसार की जायेगी । 


आज्ञा से , 


ओम प्रकाश , 


अपर मुख्य सचिव । 


534 


उत्तराखण्ड गजट , 17 जून , 2017 ई० ( ज्येष्ठ 27, 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
उद्यान एवं रेशम अनुभाग -2 

कार्यालय - आदेश 

02 जून, 2017 ई ० 
संख्या 251 / XVI- 2 / 17 / 19 (05 ) / 2011-रेशम विकास विभाग, उत्तराखण्ड में उप निदेशक, रेशम, वेतनमान 
₹ 15,600-39,100 , ग्रेड वेतन ₹ 6,600 के पद पर कार्यरत श्री ए0 के 0 यादव को नियमित चयनोपरान्त संयुक्त निदेशक, रेशम , 
वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन ₹ 7,600, यथासंशोधित लेवल -- 12, ₹ 78,800-2,09,200 के पद पर कार्यभार ग्रहण 
किये जाने की तिथि से पदोन्नत कर, तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. श्री यादव, को एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल संयुक्त निदेशक, रेशम के पद पर कार्यभार 
ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें । 


आज्ञा से , 
डा ० रणबीर सिंह, 

अपर मुख्य सचिव । 
गृह अनुभाग -6 

विज्ञप्ति 

31 मई , 2017 ई ० 
संख्या 289 / बीस -6 / 01(02 ) 2017 - विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वैज्ञानिक अधिकारी 
(वेतन बैंड -3, वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400 ) के पद को सम्यक् विचारोपरान्त एतद्वारा राजपत्रित 
प्रतिष्ठा प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय , सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से , 


डॉ ० उमाकांत पंवार , 


प्रमुख सचिव । 


श्रम एवं सेवायोजन विभाग 

कार्यालय - ज्ञाप 

29 मई , 2017 ई ० 
संख्या 700 / VIII / 17-69( श्रम) / 2005 - अधिसूचना शासनादेश संख्या 177 / XXII / 2005, दिनांक 29.07.2005 
के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 की धारा 2(एच) के अन्तर्गत शासन के समस्त विभागों एवं विभागाध्यक्ष 
को लोक प्राधिकारी घोषित किया गया है, इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु अधिसूचना संख्या 1991 / VII / 69– श्रम / 05 , 
दिनांक 07.10.2005, अधिसूचना संख्या 245 / VIII / 69– श्रम / 2005. दिनांक 21.03.2006, अधिसूचना संख्या 
169 / VII / 69- श्रम / 05, दिनांक 06.03.2007 , अधिसूचना संख्या 520 / VIII / 69-श्रम / 2005 , दिनांक 23.04.2009, 
अधिसूचना संख्या 917 / VIII / 69- श्रम / 2005 टी 0 सी0-1, दिनांक 19.05.2010, अधिसूचना संख्या 917(1) / VIII / 69-श्रम / 2005 
टी 0 सी0-1, दिनांक 19.05.2010 एवं शासनादेश संख्या 1016 / VIII / 15-69(श्रम) / 2005 , दिनांक 07.01.2015, को एतद्प्रभाव 
से निरस्त करते हुए, अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु श्रम विभाग के अधिकारियों को अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत 
लोक सूचना अधिकारी एवं धारा 19 के अन्तर्गत विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में एतद् निम्नवत् नामित किया जाता है: 
1. कार्यालय - श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी : 

(1) लोक सूचना अधिकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी , कार्यालय श्रम आयुक्त , उत्तराखण्ड, हल्द्वानी । 

(2 ) विभागीय अपीलीय अधिकारी उप श्रम आयुक्त (मुख्यालय) । 
2. कार्यालय - उप निदेशक , कारखाना / ब्वायलर, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी : 
(1 ) लोक सूचना अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय - उप निदेशक, कारखाना / ब्वायलर, उत्तराखण्ड , 

हल्द्वानी । 
( 2) विभागीय अपीलीय अधिकारी उप निदेशक , कारखाना / ब्वायलर, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी । 


535 


7 . 


भाग 1] 

उत्तराखण्ड गजट , 17 जून , 2017 ई ० ( ज्येष्ठ 27, 1939 शक सम्वत् ) 
3. कार्यालय सहायक निदेशक, कारखाना / ब्वायलर, देहरादून : 

(1) लोक सूचना अधिकारी सहायक निदेशक, कारखाना / ब्वायलर, देहरादून । 

( 2) विभागीय अपीलीय अधिकारी उप निदेशक, कारखाना / ब्वायलर, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी । 
4. कार्यालय - उप श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून : 
(1) लोक सूचना अधिकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उप श्रम आयुक्त, गढ़वाल क्षेत्र , 

देहरादून । 
( 2) विभागीय अपीलीय अधिकारी उप श्रम आयुक्त, गढ़वाल क्षेत्र , देहरादून । 
5. कार्यालय - उप श्रमायुक्त, कुमायूँ क्षेत्र, हल्द्वानी : 
(1 ) लोक सूचना अधिकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उप श्रम आयुक्त, कुमायूँ क्षेत्र , 

हल्द्वानी । 
(2 ) विभागीय अपीलीय अधिकारी उप श्रम आयुक्त, कुमायूँ क्षेत्र, हल्द्वानी । 
6. कार्यालय - सहायक श्रम आयुक्त, ऊधमसिंह नगर : 

(1) लोक सूचना अधिकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त , ऊधमसिंह नगर । 
(2 ) विभागीय अपीलीय अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त, ऊधमसिंह नगर । 
कार्यालय सहायक श्रमायुक्त , अल्मोड़ा : 
(1 ) लोक सूचना अधिकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त, अल्मोड़ा । 

( 2) विभागीय अपीलीय अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त , अल्मोड़ा । 
8. कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, हरिद्वार : 

(1 ) लोक सूचना अधिकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त , हरिद्वार । 

(2 ) विभागीय अपीलीय अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त, हरिद्वार । 
9. कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, ऋषिकेश : 

(1) लोक सूचना अधिकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त, ऋषिकेश । 

( 2) विभागीय अपीलीय अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त, ऋषिकेश । 
10. कार्यालय - श्रम प्रवर्तन अधिकारी, नैनीताल , हल्द्वानी : 
(1 ) लोक सूचना अधिकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी, नैनीताल , हल्द्वानी, कार्यालय उप श्रम आयुक्त , 

कुमायूँ क्षेत्र, हल्द्वानी । 
( 2) विभागीय अपीलीय अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त, कुमायूँ क्षेत्र, हल्द्वानी । 
11. कार्यालय - श्रम प्रवर्तन अधिकारी, रामनगर : 

(1 ) लोक सूचना अधिकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी, रामनगर । 

( 2) विभागीय अपीलीय अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त , कुमायूँ क्षेत्र, हल्द्वानी । 
12. कार्यालय - श्रम प्रवर्तन अधिकारी, बाजपुर : 
( 1) लोक सूचना अधिकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी, 

बाजपुर । 
( 2) विभागीय अपीलीय अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त , ऊधमसिंह नगर । 
13. कार्यालय - श्रम प्रवर्तन अधिकारी, खटीमा : 

(1 ) लोक सूचना अधिकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी, खटीमा । 

( 2) विभागीय अपीलीय अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त, ऊधमसिंह नगर । 
14. कार्यालय - श्रम प्रवर्तन अधिकारी, किच्छा : 

(1) लोक सूचना अधिकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी, किच्छा । 

( 2 ) विभागीय अपीलीय अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त , ऊधमसिंह नगर । 
15. कार्यालय - श्रम प्रवर्तन अधिकारी, टनकपुर : 

(1 ) लोक सूचना अधिकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी, टनकपुर । 
( 2 ) विभागीय अपीलीय अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त , ऊधमसिंह नगर । 


536 


[ भाग 1 


उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2017 ई ० (ज्येष्ठ 27. 1939 शक सम्वत् ) 
16. कार्यालय - श्रम प्रवर्तन अधिकारी , काशीपुर : 

(1 ) लोक सूचना अधिकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी, काशीपुर । 

(2 ) विभागीय अपीलीय अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त, ऊधमसिंह नगर । 
17. कार्यालय - श्रम प्रवर्तन अधिकारी, पिथौरागढ़ : 

(1) लोक सूचना अधिकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी, पिथौरागढ़ । 

(2 ) विभागीय अपीलीय अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त, अल्मोड़ा । 
18. कार्यालय - श्रम प्रवर्तन अधिकारी, रुड़की : 
(1 ) लोक 

सूचना 

अधिकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी, रुड़की । 
( 2 ) विभागीय अपीलीय अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त , हरिद्वार । 
19. कार्यालय - श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार : 

(1) लोक सूचना अधिकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार । 

( 2) विभागीय अपीलीय अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त, हरिद्वार । 
20. कार्यालय - श्रम प्रवर्तन अधिकारी, टिहरी : 

(1) लोक सूचना अधिकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी, टिहरी । 

( 2) विभागीय अपीलीय अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त, देहरादून । 
21. कार्यालय - श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उत्तरकाशी : 

(1) लोक सूचना अधिकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उत्तरकाशी । 

( 2) विभागीय अपीलीय अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त , देहरादून । 
22. कार्यालय - श्रम प्रवर्तन अधिकारी, गोपेश्वर : 

(1) लोक सूचना अधिकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी, गोपेश्वर । 

( 2) विभागीय अपीलीय अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त, ऋषिकेश । 
23. कार्यालय - श्रम प्रवर्तन अधिकारी, रूद्रप्रयाग : 

(1) लोक सूचना अधिकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी, रूद्रप्रयाग । 
( 2) विभागीय अपीलीय अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त, ऋषिकेश । 


मनीषा पंवार , 


प्रमुख सचिव । 


सु 0 भ्र 0 उ 0 ज 0 (सतर्कता) अनुभाग 

अधिसूचना 

03 जून , 2015 ई ० 
संख्या 63 / XLIII(1) / 15-38 (36 )12- उत्तराखण्ड सतर्कता अधिष्ठान एक ऐसा संगठन है, जो अभिसूचना 
संकलन करने , दाण्डिक अपराधों की विवेचना करने और समुचित न्यायालय में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप -पत्र दाखिल 
करने का कार्य करता है । इस प्रकार अति गोपनीय प्रकरणों में प्रारम्भिक स्तर पर विवेचना के स्तरों तथा अभियोजन 
के स्तरों पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना दिये जाने से विवेचना की प्रक्रिया एवं अपराधियों 
व अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 17 जून, 2017 ई० (ज्येष्ठ 27 , 1939 शक सम्वत् ) 


537 


और , चूँकि , उत्तराखण्ड सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखण्ड सरकार के सतर्कता विभाग के अधीन सीधे कार्य करता 


अतः, श्री राज्यपाल महोदय , सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ( केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22, वर्ष 2005 ) 
की धारा 24 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट करते हैं कि उत्तराखण्ड राज्य के 
सतर्कता विभाग तथा सतर्कता अधिष्ठान पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उपधारा (4) के 
परन्तुक को छोड़कर अन्य उपबन्ध लागू नहीं होंगे । 


आज्ञा से , 


राधा रतूड़ी, 


प्रमुख सचिव । 


गृह अनुभाग -1 
विज्ञप्ति / पदोन्नति 

01 जून , 2017 ई ० 
संख्या 218 / Xx (1) -2017-3(12)2014- उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक, वेतनमान 
(र 15,600-39,100 , ग्रेड पे-₹ 5,400 ) के पद पर प्रोन्नति कोटे की चयन वर्ष 2016-17 की रिक्तियों के विरुद्ध 
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार में आयोजित चयन समिति की बैठक दिनांक 28.07.2016 को नियमित चयन हेतु 
की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय, निम्नलिखित स्थायी पुलिस निरीक्षक को पुलिस उपाधीक्षक के 
पद पर प्रोन्नत करते हुए, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष के लिए परिवीक्षाकाल पर रखे जाने की सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
क्र ० सं ० 

अभ्युक्ति 


नाम 


1 


2 


3 


1 . 


श्री केवलानन्द आर्य 


2 . 


श्री प्रवीण कुमार चौधरी 


श्री भूपाल सिंह रावत, पुलिस उपाधीक्षक के दिनांक 31.05.2017 की 
सेवानिवृत्ति से उत्पन्न होने वाली रिक्ति के सापेक्ष 
श्री राजेन्द्र सिंह हयांकी, पुलिस उपाधीक्षक के दिनांक 31.05.2017 की 
सेवानिवृत्ति से उत्पन्न होने वाली रिक्ति के सापेक्ष 
श्री महेशानन्द, पुलिस उपाधीक्षक के दिनांक 31.05.2017 की सेवानिवृत्ति 
से उत्पन्न होने वाली रिक्ति के सापेक्ष 


3 . 


श्री विनोद कुमार जेठा 


2 . 


उक्त तालिका में उल्लिखित अधिकारियों, अपने नाम के सम्मुख स्तम्भ -3 में अंकित अभ्युक्ति में वर्णित 
अधिकारी के सेवानिवृत्ति के उपरान्त उत्पन्न होने वाली स्पष्ट रिक्ति की तिथि से पदोन्नत किये जा रहे पद पर कार्यभार 
ग्रहण करते हुए, अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे । 

3. उपरोक्त पदोन्नति मा ० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 1738( एस / एस ) / 2012 
में मा 0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी । 


आज्ञा से , 


विनोद शर्मा, 

सचिव । 


538 


[ भाग 1 


उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2017 ई० (ज्येष्ठ 27 , 1939 शक सम्वत् ) 

कार्मिक अनुभाग-1 
कार्यभार प्रमाणक 


02 जून , 2017 ई ० 
संख्या 04 / अ0 स0 / नि 0 स0 प्र0 सं0 / 2017 देहरादून - प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिक, अनुभाग -1, उत्तराखण्ड शासन 
के अशा0 प 0 सं 0 938 / xxx - 1-2017 , दिनांक 31 मई , 2017 के द्वारा जैसा कि इसमें व्यक्त किया गया है, के क्रम में 
अधोहस्ताक्षरी द्वारा आज दिनांक 02 जून, 2017 की पूर्वाह्न/ अपराह्न को निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान , 
देहरादून का कार्यभार ग्रहण किया गया । 


सुभाष चन्द्र , 
अपर सचिव । 


प्रतिहस्ताक्षरित 

राधा रतूड़ी , 
प्रमुख सचिव , कार्मिक , 
उत्तराखण्ड शासन । 


शहरी विकास विभाग 

अधिसूचना 

31 मई , 2017 ई ० 
संख्या 397 / VI (3) / 2017-57 ( सा ०) / 2006 - उत्तराखण्ड ( उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1916 ) अनुकूलन 
एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 12 - क , सपठित धारा 56 के प्राविधानों के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य स्थित 
नगरपालिका परिषद्, मंगलौर के वार्ड संख्या -11; मलकपुरा ( आरक्षण की श्रेणी-पिछड़ी जाति) के सदस्य पद पर 
निर्वाचित श्री इदरीश अहमद की दिनांक 29.03.2017 को मृत्यु होने के कारण स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2013 
के पश्चात् आकस्मिक रूप से रिक्त हुए पद को एतद्वारा रिक्त घोषित किया जाता है । 

राधिका झा , 
प्रभारी सचिव । 


पी ० एस ० यू० ( आर0 ई 0) 24 हिन्दी गजट / 314 – भाग 1-2017 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू ० ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 जून , 2017 ई० ( ज्येष्ठ 27 , 1939 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 


NOTIFICATION 


June 06, 2017 


No. 162 /UHC /XIV -21/Admin.A /2008 --Ms. Rajni Shukla , 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar is 
hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 15.05.2017 to 29.05.2017 with permission to prefix 13.05.2017 
and 14.05.2017 as second Saturday and Sunday holidays respectively. 


NOTIFICATION 


June 06, 2017 
No. 163/UHC/XIV -a /32 /Admin.A /2015--Ms. Meenal Chawla , Civil Judge (Jr. Div .), Ranikhet, District Almora 
is hereby sanctioned earned leave for 29 days w.e.f. 17.04.2017 to 15.05.2017 with permission to prefix 16.04.2017 
as Sunday holiday. 


NOTIFICATION 


June 06, 2017 


No. 164 /UHC /XIV -a /42/ Admin.A /2013 -- Sri Vinod Kumar, 5th Additional District and Sessions Judge , 
Dehradun is hereby sanctioned medicalleave for 04 days w.e.f. 02.05.2017 to 05.05.2017 . 


By Order ofHon ble the Administrative Judge , 

Sd/ 
Registrar (Inspection ). 


163 - ख 


164 


उत्तराखण्ड गजट , 17 जून , 2017 ई ० (ज्येष्ठ 27. 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY HIGH COURT CAMPUS , 

NAINITAL 


NOTIFICATION 


June 01, 2017 
No. 531/ILI- A - 1/09 /SLSA --Sri Seash Chandra , Secretary, District Legal Services Authority , Almora is 
hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 09.04.2017 to 23.04.2017 for the purpose of L.T.C. 


By Order ofHon ble Executive Chairman , 

Sd/ 
PRASHANT JOSHI, 

Member Secretary. 


कार्यालय अपर जिलाधिकारी, गढ़वाल 
126 कि 0 मी 0 ऋषिकेश -कर्णप्रयाग , नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु अर्जन से प्रभावितों के लिए 
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 

(केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013 ) 


के अनुसार 


पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना 

15 जून, 2017 ई ० 


प्रस्तावना : 


संख्या 138 / आठ - भू 0 अ 0(2015-16 ) पौड़ी -126 किमी0 ऋषिकेश - कर्णप्रयाग, नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना 
का निर्माण उत्तराखण्ड के इतिहास में एक परिवर्तनकारी कदम है । उत्तराखण्ड का सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र इतने वर्षों बाद 
आज भी रेल से वंचित रहा है । उत्तराखण्ड की भौगोलिक स्थिति न केवल यहाँ के जनजीवन को प्रभावित करती है, बल्कि 
यहाँ आने वाले पर्यटन से जुड़ी आर्थिकी को भी प्रभावित करती है । परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने 
के प्रयासों को अपेक्षानुरूप सफलता नहीं मिली है । पृथक राज्य की माँग का आधार ही पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की 
उत्कंठा थी , बावजूद इसके, राज्य निर्माण के बाद भी औद्योगिक इकाईयाँ इसी यातायात की असुविधा के कारण स्थापित 
नहीं हो पायी । प्रतिवर्ष दैवीय आपदाओं के कारण मोटरमार्गों के क्षतिगस्त होने से भी पर्वतीय क्षेत्र की अवसंरचनायें 
प्रभावित होती हैं । मात्र आवागमन के साधनों की बहाली में ही राज्य के संसाधनों का एक बड़ा भाग व्यय हो जाता है , 
इस कारण नियोजित विकास के लिये पूँजी अल्पता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । पर्वतीय क्षेत्रों में बरसात के मौसम 
में जगह - जगह सड़कें टूट जाती हैं , जिसके फलस्वरूप कृषि उपज यहीं बर्बाद हो जाती है । स्थानीय युवा रोजगार की 
तलाश में मैदानों की ओर निकलता है और फिर यहाँ की कठिनाईयों को देखते हुए वापस नहीं आता, जिसके कारण 
आज पर्वतीय क्षेत्र के अधिकांश गाँव वीरान हो चुके हैं । सीमावर्ती गाँवों से भी पलायन होने के कारण सीमाओं पर 
घुसपैठ हो रही है । मैदानों से आने वाला सामान अति महंगा हो जाता है तथा मूलभूत वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने 
के साथ - साथ गम्भीर रोगों से ग्रसित मनुष्यों को समय से उचित चिकित्सा लाभ न मिल पाने के कारण जनहानि भी 
होती है । मानसून वर्षा एवं आपदाओं के कारण प्रतिवर्ष इन मोटर मार्गों के क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रस्तावित 
रेल लाईन , एक सर्वोत्तम विकल्प है । क्योंकि इसका अधिकांश भाग सुरंगों में है, जिससे आपदाओं एवं बरसात का इस 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और पर्वतीय क्षेत्रों में जनजीवन सुचारू हो पायेगा । इस परियोजना से सामाजिक आर्थिक 
औद्योगिक विकास में क्रान्ति आयेगी साथ ही सामरिक दृष्टि से भी यह परियोजना अति महत्वपूर्ण है जो कि जनपद 
चमोली तक आवागमन को सुगम बनायेगी । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2017 ई ० (ज्येष्ठ 27 , 1939 शक सम्वत् ) 


165 


क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक परिवेश : 

रेल परियोजना क्षेत्र पौड़ी, गढ़वाल के अन्तर्गत आने वाले अर्जन से आच्छादित क्षेत्र में सभी जाति के लोग 
निवास करते हैं । परियोजना प्रभावित परिवारों के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं । पर्वतीय कृषि ही उनकी जीविका 
का मुख्य साधन है । कृषि में लागत - लाभ अनुपात कम होने के कारण अधिकांश लोग रोजगार हेतु प्रवास कर गये हैं । 
उच्च शिक्षा की पूर्ति का एकमात्र साधन हेमवती नन्दन बहुगुणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय है । 
न्यूनतम भूमि का अर्जन : 

ऋषिकेश - कर्णप्रयाग रेल परियोजना की मुख्य विशेषता है कि 126 कि 0 मी 0 की पूरी लम्बाई का 83.92 प्रतिशत 
भाग सुरंगों से आच्छादित है । इस प्रकार पूरी परियोजना स्टेशनों व पुलों को छोड़कर पूर्णतया भूमिगत है । इसलिए 
भूमि अधिग्रहण हेतु जो भी भूमि प्रस्तावित की गई है, वह न्यूनतम है । फलस्वरूप सम्पूर्ण परियोजना सामाजिक एवं 
पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल एवं उपयोगी है । यह रेल लाईन परियोजना जनपद पौड़ी में तहसील पौड़ी के सौड ग्राम 
से प्रारम्भ होकर तहसील श्रीनगर के ग्राम ढामक के परिसीमा तक विस्तृत है । जिसमें जनपद पौड़ी के 17 ग्राम 
प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं । जिसका विवरण निम्नवत् हैं : 

सारणी-1 


क्र ० 
सं ० 


तहसील 


ग्राम का नाम 


अर्जन हेतु 
प्रस्तावित नाप 

भूमि का 
क्षेत्रफल 
( हे 0 में ) 


हस्तान्तरित | भूमि एवं भवन 
सिविल के अर्जन से 
भूमि का प्रभावित 
क्षेत्रफल 
( हे 0 में ) संख्या 


मात्र भूमि 

से 
प्रभावितों 
की संख्या 


अनुसूचित 
जाति के 
प्रभावित 
कुटुम्ब 


कुटुम्बों की 


. 


-- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1 . 


पौड़ी 


04.545 


00.680 


13 


122 


00 


2 . 


00.000 


00.391 


00 


00 


00 


3 . 


00.000 


01.828 


00 


00 


00 


सौड 
राजसेरा सिराला 
पोखरी 
चिलगढ़ तल्ला 
चिलगढ़ मल्ला 
जनासू 


4 . 


01.613 


00.133 


00 


00 


136 


5 . 


02.522 


00.010 


00 


00 


6 . 


13.217 


00.000 


04 


208 


00 


7 . 


पुराना श्रीनगर 


00.259 


03.514 


06 


08 


00 


8 . 


00.091 


00.534 


04 


05 


00 


9 . 


00.000 


00.950 


00 


00 


10 . 


00.740 


01.085 


00 


संयुक्त 
खाते 


00 


श्रीनगर 


11 . 


00.470 


00.005 


00 


109 


00 


12. 


00.000 


00.035 


00 


00 


कोठड 
भलगाँव 
| श्रीकोट 
गंगानाली 
स्वीत 
फरासू 
डुंगरीपन्थ 
| पन्थ लग्गा 
डुंगरीपन्थ 
दिखोल्यूँ 
बागवान लग्गा 
चोपडा 


13. 


12.606 


03.960 


51 


241 


06 


14. 


00.340 


01.108 


00 


22 


00 


15 . 


00.640 


00.033 


03 


84 


03 


16 . 


00.472 


00.646 


00 


20 


00 


17. 


ढामक 


00.123 


01.254 


00 


71 


00 


योग: 


37.638 


16.166 


78 


1026 


09 


नोट - श्रीकोट गंगानाली में प्रत्येक खाते में अधिसंख्यक खातेदार होने के कारण प्रभावित परिवार की वास्तविक संख्या 

मौके पर स्वामित्व एवं कब्जे की पुष्टि होने के पश्चात् ही ज्ञात हो सकेगी । 


166 


उत्तराखण्ड गजट , 17 जून, 2017 ई ० ( ज्येष्ठ 27 , 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
सारणी-2 
तहसील ग्राम का नाम 

प्रस्तावित वन सम्पदा उद्यान सम्पदा | वृक्षों का कुल 
नाप भूमि 

योग 


क्र ० 
सं ० 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 . 


पौड़ी 


04.545 


263 


46 


309 


2 . 


01.613 


सौड 
चिलगढ़ तल्ला 
चिलगढ़ मल्ला 
जनासू 


401 


10 


411 


3 . 


02.522 


4 . 


13.217 


283 


46 


329 


5 . 


पुराना श्रीनगर 


00.259 


000 


00 


00 


6 . 


00.091 


000 


00 


00 


7 . 


00.740 


005 


15 


20 


श्रीनगर 


8 . 


00.470 


020 


09 


29 


9 . 


कोठड 
श्री कोट गंगानाली 
स्वीत 
डुंगरीपन्थ 
पन्थ लग्गा डुंगरीपन्थ 
दिखोल्यूँ 
बागवान लग्गा चोपडा 


12.606 


039 


38 


77 


10 . 


00.340 


001 


05 


06 


11. 


00.640 


059 


07 


66 


12. 


00.472 


035 


15 


50 


13. 


ढामक 


00.123 


000 


00 


00 


37.638 


1106 


191 


1297 


सारणी-3 


प्रभावित होने वाली आधारभूत अवसंरचनायें 


ग्राम का नाम 


मोटर मार्ग 


अस्पताल 


पेयजल 


बारात घर 


अन्य 


क्र ० 
सं ० 


पंचायत 
भवन 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


1 
1 . 
2 . 

3 . 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


4 . 


01 


00 


00 


00 


00 


00 


5 . 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


6 . 


00 


01 


00 


00 


00 


00 


7 . 


सौड 
चिलगढ़ तल्ला 
चिलगढ़ मल्ला 
जनासू 
पुराना श्रीनगर 
कोठड 
श्री कोट 
गंगानाली 
स्वीत 
डुंगरीपन्थ 
पन्थ लग्गा 
डुंगरीपन्थ 
दिखोल्यूँ 
बागवान लग्गा 
चोपड़ा 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


8 . 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


9 . 


00 


00 


01 


01 


01 


00 


10 . 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


11. 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


12. 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


13. 


ढामक 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


योग 


01 


01 


01 


01 


01 


00 


भाग 1 - क ] 


167 


उत्तराखण्ड गजट , 17 जून , 2017 ई० (ज्येष्ठ 27. 1939 शक सम्वत् ) 

सारणी -4 


क्र ० 
सं ० 


कुल प्रभावितों 


ग्राम का नाम 


गरीबी 
रेखा से 
नीचे के 
परिवार 


अनुसूचित 
जाति 


पशु संख्या | विकलांग 


भूमिहीन होने 
वाले परिवारों 
की संख्या 


की संख्या 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


135 


02 


15 


01 


00 


00 


136 


10 


50 


02 


00 


00 


1. सौड 
2. चिलगढ़ तल्ला 
3. चिलगढ़ मल्ला 
4. जनासू 
5. पुराना श्रीनगर 


212 


24 


103 


04 


00 


00 


14 


00 


00 


00 


00 


00 


6. कोठड 


09 


00 


00 


00 


00 


00 


श्री कोट गंगानाली 


7 . 


सं ० 
खातेदार - ख , 
खा 0 सं0-01 , 
42, 44, 57, 
72, 100 , 101 


00 


00 


00 


00 


सं ० 
खातेदार - ख , 
खा ० सं0-01, 
42, 44,57, 
72, 100, 101 


109 


07 


22 


02 


00 


00 


292 


34 


105 


07 


18 


15 


8 . स्वीत 
9. डुंगरीपन्थ 
10. दिखोल्यूँ 
11. पन्थ लग्गा डुंगरीपन्थ 
12. बागवान लग्गा चोपडा 


84 


07 


09 


01 


00 


03 


22 


00 


00 


00 


00 


00 


20 


02 


15 


00 


00 


00 


13. 


ढामक 


71 


01 


04 


00 


00 


00 


योग 


1104 


87 


323 


17 


18 


18 


नोट - प्रस्तावित ग्रामों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांग व परित्यक्यता / तलाकशुदा नहीं है । संयुक्त खाते होने से 

वास्तविक प्रभावितों (जिनके द्वारा प्रतिकर ग्रहण किया जायेगा) की संख्या अभिनिर्णय के पूर्व घट - बढ़ सकती है । 
परिभाषाएँ : 
( क ) प्रशासक - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 

2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 43 की उपधारा 1 के अधीन प्रभावित कुटुम्बों के 

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है । 
( ख) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त - इस अधिनियम के अधीन धारा 44 के अन्तर्गत राज्य सरकार, 

प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए उस सरकार के आयुक्त या सचिव की पंक्ति के 
किसी अधिकारी को नियुक्त करेगी, जिसे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त कहा जायेगा । इस 

परियोजना हेतु आयुक्त, गढ़वाल मण्डल , पौड़ी, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त कहलायेंगे । 
( ग) परियोजना स्तर पर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति - राज्य सरकार द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम की 

धारा 45 के अन्तर्गत 100 एकड़ के बराबर या उससे अधिक भूमि के अर्जन होने पर पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन योजना के कार्यान्वयन की प्रगति को मॉनीटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के लिए 
तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् 


168 


उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2017 ई० ( ज्येष्ठ 27, 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
परियोजना प्रभावित कुटुम्बों के लिए जनपद गढ़वाल में पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन योजना- 

सारणी -5 


विस्थापन की दशा भूमि भवन प्रत्येक भवन स्वामी को जिसको भवन से वंचित किया गया है , एक बारगी 
सहित विस्थापन 

₹ 1.50 लाख की धनराशि भवन के लिए दिये जाने वाले मूल्यांकन राशि के 

अतिरिक्त देय है । 
वार्षिक नियोजन का विकल्प ( क ) प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के एक सदस्य को प्रशिक्षण / कौशल विकास 

पश्चात् परियोजना में न्यूनतम मजदूरी से अन्यून नियोजन उपलब्ध 

करवाया जायेगा या 
( ख ) प्रभावित कुटुम्ब को एक बारगी ₹ 5.00 लाख संदेय किया जायेगा 


या 


( ग) बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब न्यूनतम ₹ 2 हजार प्रतिमास आर्थिक 

सहायता सदत्त की जायेगी । 
( घ) प्रभावितों की आय का स्रोत बढ़ाने हेतु आवश्यकतानुसार ठेकेदारों 

से पेटी कान्टेक्ट उपलब्ध कराया जायेगा । (पेटी कान्टेक्ट हेतु 

योग्यता / क्षमता आवश्यक होगी) 

( ङ) आवश्यकतानुसार हल्के वाहन किराये पर लिये जायेंगे । 
विस्थापित कुटुम्बों लिये एक | (क ) प्रत्येक ऐसे कुटुम्ब जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, 
वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक ₹ 3 हजार के 
अनुदान 

समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा । 
( ख ) अनुसूचीगत क्षेत्र से विस्थापित अनुसूचित जाति के विस्थापित परिवार 

को इस धनराशि की अतिरिक्त ₹ 50 हजार के समतुल्य धनराशि दी 

जायेगी । 
विस्थापित कुटुम्बों को परिवहन ऐसे प्रत्येक विस्थापित कुटुम्ब को भवन सामग्री, घरेलू सामग्री, पशुओं के 
खर्च 

स्थानान्तरण हेतु एक बारगी ₹ 5 हजार की वित्तीय सहायता प्रदान की 

जायेगी । 
पशुबाड़ा / छोटी दुकान 

ऐसे प्रत्येक दुकान / पशुबाड़ा के अर्जन से एक बारगी न्यूनतम वित्तीय 

सहायता ₹ 25 हजार संदेय है । 
कारीगर, छोटे व्यापारियों व अन्य | छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब , जो 
को एक बारगी अनुदान 

स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषि श्रमिक भूमि या वाणिज्यिक , 
औद्योगिक या संस्थागत ढाँचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित 
क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, को एक बारगी ₹ 25 हजार 

आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी । 
पुनर्व्यवस्थापन भत्ता 

प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता ₹ 50 हजार देय है । 
स्टॉम्प शुल्क व रजिस्ट्रीकरण फीस | प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रेशन के लिए 

संदेय स्टॉम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन परियोजना के अपेक्षक निकाय 

द्वारा किया जायेगा । 
अन्य सुविधाएँ 

( क ) तकनीकी शिक्षा में मैरिट स्कालरशिप प्रदान की जायेगी । 
( ख) प्रभावित कृषकों के कौशल विकास / प्रशिक्षण हेतु अपेक्षक निकाय 

द्वारा व्यवस्था किया जाना । 
( ग ) लोक प्रथाओं एवं संस्कृति के विकास के लिए परियोजना के अपेक्षक 

निकाय द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी, जिसकी पुनर्वास 
एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति या प्रभावित ग्राम में ग्राम विकास समिति 

द्वारा संस्तुति की जायेगी । 
स्वास्थ्य सुविधाएँ 

प्रभावित कुटुम्बों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु प्राथमिक सुविधाएँ उपलब्ध 


करवाना । 


नोट - उपरोक्त वर्णित कार्य, ग्राम सभाओं में याचक निकाय द्वारा दो वर्ष के अन्तर्गत किया जाना है । 


169 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट , 17 जून, 2017 ई ० ( ज्येष्ठ 27, 1939 शक सम्वत् ) 
परियोजना प्रभावित कुटुम्बों (भू - स्वामियों ओर ऐसे कुटुम्बों, जिनकी जीविका मुख्यतया अर्जित भूमि पर निर्भर 
है , दोनों ) के लिए जनपद गढ़वाल में पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन योजना के तहत संदेय धनराशि 

सारणी -6 

धनराशि र लाख में ) 


क्र ० 
सं ० 


तहसील 


ग्राम का नाम 


प्रभावित 
इकाईयों 

की 
संख्या 


भवन 

के 
बदले 
एक 
मुश्त 
धनराशि 


वार्षिक 

जीवन 
नियोजन 

निर्वाह 
का 
विकल्प 

अनुदान 


परिवहन 
व्यय 


पुनर्वास 
भत्ता 
एक 
बारगी 


अ ० 
जाति 

के 
प्रभावित 


अ 0 ज 0 
जाति 

को 
अतिरिक्त 
भत्ता 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


1 . 


पौड़ी 


सौड 


28 


54.00 


140.00 


10.08 


1.40 


14.00 


0.00 


0.00 


2 . 


00 


00.00 


00.00 


00.00 


0.00 


00.00 


0.00 


0.00 


चिलगढ़ तल्ला 
चिलगढ़ मल्ला 


3 . 


00 


00.00 


00.00 


00.00 


0.00 


00.00 


0.00 


0.00 


4 . 


जनासू 


07 


10.50 


35.00 


02.52 


0.35 


3.50 


0.00 


- 


5 . 


पुराना श्रीनगर 


17 


25.50 


85.00 


06.12 


0.85 


8.50 


0.25 


6 . 


11 


16.50 


55.00 


03.96 


0.55 


5.50 


1.00 


कोठड 
श्रीकोट 
गंगानाली 


7 . 


00 


00.00 


00.00 


00.00 


0.00 


00.00 


0.00 


0.00 


श्रीनगर 


8 . 


00 


00.00 


00.00 


00.00 


0.00 


00.00 


0.00 


0.00 


9 . 


79 


118.50 


395.00 


28.44 


3.95 


39.50 


4.50 


0.00 


स्वीत 
डुंगरीपन्थ 
पंथ लग्गा 
डुंगरीपन्थ 
दिखोल्यूँ 


10. 


00 


00.00 


00.00 


00.00 


0.00 


00.00 


0.00 


0.00 


11 . 


04 


06.00 


20.00 


01.44 


0.20 


2.00 


2.00 


0.00 


12. 


बागवान लग्गा 

चोपडा 


00 


00.00 


00.00 


00.00 


0.00 


00.00 


0.00 


0.00 


13. 


ढामक 


00 


00.00 


00.00 


00.00 


0.00 


00.00 


0.00 


0.00 


योग 


146 


231.00 


730.00 


52.56 


7.30 


73.00 


6.50 


1.25 


निष्कर्ष : 

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रस्तावित नई ब्रॉड गेज ऋषिकेश- कर्णप्रयाग रेल लाईन के अर्जन में जनपद 
पौड़ी के अन्तर्गत लगभग ₹ 18,91,91,409.00 (रुपये अट्ठारह करोड़ इक्यानब्बे लाख इक्यानब्बे हजार चार सौ नौ मात्र ) 
का पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन व्यय आयेगा । पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की लागत की अपेक्षा रेल विकास अधोसंरचना 
के विकसित होने से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलने से प्राप्त होने वाले लाभ कही ज्यादा होंगे, इस प्रकार प्रस्तावित 
अर्जन लोकोपयोगी एवं क्षेत्रीय खुशहाली लाभदायक सिद्ध होगा । 

रामजी शरण शर्मा, 

प्रशासक पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन , 
ऋषिकेश - कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना / 

अपर जिलाधिकारी, गढ़वाल । 


170 


उत्तराखण्ड गजट, 17 जून , 2017 ई ० ( ज्येष्ठ 27, 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, गढ़वाल 

आदेश 

02 मई , 2017 ई ० 
पत्र संख्या 176 / सा ०प्रशा0 / नोटिस / 2017-18 - दिनांक 08.07.2016 को मार्ग चेकिंग के दौरान एस 0 आई0 , 
सिटी पेट्रोल यूनिट , देहरादून ने वाहन संख्या यू 0 के 0 07 बीएच-6358 का चालान , निर्धारित गति से अधिक गति पर 
वाहन का संचालन किये जाने एवं आर0 सी 0 प्रस्तुत न किये जाने के अभियोग में किया गया । उक्त अनियमितता के 
लिए एस 0 आई0, सिटी पेट्रोल यूनिट, देहरादून ने वाहन चालक श्री राज गौड पुत्र श्री देव प्रकाश, निवासी म0 नं0 261, 
ग्राम झण्डीचौड, वैस्ट तहसील, कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल को इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या 
यू0 के0-1520110014760 के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । इस सम्बन्ध में वाहन चालक को कार्यालय से 
पत्रांक 1107 / सा ० प्रशा 0 / लाइo- नोटिस / 2016-17 , दिनांक 04.01.2017 प्रेषित किया । जिसके अनुपालन में वाहन 
चालक दिनांक 02.05.2017 को कार्यालय में उपस्थित हुए और अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें उनके द्वारा 
अपना अपराध स्वीकारते हुए क्षमा चाही गई एवं भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई । 

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंन्सिंग अधिकारी 
के रूप में , मैं , रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा 19 
की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0 के0-1520110014760 
को दिनांक 02.05.2017 से दिनांक 01.08.2017 ( तीन माह) तक की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ । 

आदेश 

12 मई , 2017 ई ० 
पत्र संख्या 239 / सा ०प्रशा० / लाइ० नि ० सू 0 / 2017-18 -दिनांक 05.11.2016 को मार्ग चेकिंग के दौरान 
प्रवर्तन अधिकारी, पौड़ी ने वाहन संख्या यू0 के 0 12 सीए -0627 (गुड्स व्हीकल ) का चालान, वाहन के प्रपत्र प्रस्तुत न किये 
जाने एवं वाहन में चालक सहित 10 सवारी बैठी है, जो कि छत पर बैठे है , के अभियोग में किया गया । उक्त 
अनियमितता के लिए प्रवर्तन अधिकारी, पौड़ी ने वाहन चालक श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री केश्वानन्द शर्मा, निवासी 
ग्राम वीरो तल्ला, तहसील लैन्सडौन , जनपद पौड़ी गढ़वाल को इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या 
यूके0-1520050015340 , के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की संस्तुति की गई है । इस सम्बन्ध में वाहन चालक को 
कार्यालय से पत्रांक 1531 / सा ०प्रशा0 / लाइ0– नोटिस / 2016-17, दिनांक 25.03.2017 प्रेषित किया । जिसके अनुपालन 
में वाहन चालक दिनांक 12.05.2017 को कार्यालय में उपस्थित हुए और अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें उनके 
द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए, क्षमा चाही गई एवं भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई । 

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंन्सिंग अधिकारी 
के रूप में , मैं , रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार , मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 
की उपधारा-1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0 के0-1520050015340 
को दिनांक 12.05.2017 से दिनांक 11.08.2017 (तीन माह ) तक की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ । 

आदेश 

12 मई , 2017 ई ० 
पत्र संख्या 240 / सा ०प्रशा० / लाइ० नि ० सू 0 / 2017-18 - दिनांक 02.05.2017 को मार्ग चेकिंग के दौरान 
प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन संख्या यू 0 के 0 15-6461 (मोटर साईकिल) का चालान, बिना हेलमेट पहने वाहन 
का संचालन , आर 0 सी 0, आई0 सी 0, पीयूसीसी प्रस्तुत न किये जाने के अभियोग में किया गया । उक्त अनियमितता के 
लिए प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन चालक श्री अरविन्द सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम देवरामपुर , तहसील 
कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल को इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू 0 के0-1520130024467, के 
विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । इस सम्बन्ध में वाहन चालक को कार्यालय से पत्रांक 
170 / सा ० प्रशा0 / लाइ0 - नोटिस / 2017-18 , दिनांक 02.05.2017 प्रेषित किया । जिसके अनुपालन में वाहन चालक 
दिनांक 12.05.2017 को कार्यालय में उपस्थित हुए और अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें उनके द्वारा अपना 
अपराध स्वीकारते हुए , क्षमा चाही गई एवं भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई । 


171 


भाग 1 -क 

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून , 2017 ई ० (ज्येष्ठ 27, 1939 शक सम्वत् ) 
लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए. लाइसेंन्सिंग अधिकारी 
के रूप में , मैं , रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा 19 
की उपधारा -- 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू 0 के0-1520130024467 
को दिनांक 12.05.2017 से दिनांक 11.08.2017 (तीन माह ) तक की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ । 

आदेश 

12 मई , 2017 ई ० 
पत्र संख्या 241 / सा 0प्रशा0 / लाइ० नि ० सू 0 / 2017-18 - दिनांक 29.08.2016 को मार्ग चेकिंग के दौरान 
एस0 आई0, सिटी पेट्रोल यूनिट , देहरादून ने वाहन संख्या यू 0 के 0 07 टीबी -0415 का चालान, मोबाईल का प्रयोग करते 
हुए, वाहन का संचालन किये जाने के अभियोग में किया गया । उक्त अनियमितता के लिए एस0 आई0, सिटी पेट्रोल यूनिट , 
देहरादून ने वाहन चालक श्री चमनलाल पुत्र श्री रोशनलाल , निवासी ग्राम व पो 0 ग्वाणी, जनपद पौड़ी गढ़वाल को इस 
कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू0 के0-1520080020162 के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की संस्तुति की 
गई है । इस सम्बन्ध में वाहन चालक को कार्यालय से पत्रांक 1137 / सा ०प्रशा0 / लाइ0 - नोटिस / 2016-17, दिनांक 
11.01.2017 प्रेषित किया । जिसके अनुपालन में वाहन चालक दिनांक 12.05.2017 को कार्यालय में उपस्थित हुए और 
अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया , जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए, क्षमा चाही गई एवं भविष्य में ऐसा 
न करने की घोषणा की गई । 

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंन्सिंग अधिकारी 
के रूप में , मैं , रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा 19 
की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू 0 के0-1520080020162 
को दिनांक 12.05.2017 से दिनांक 11.08.2017 (तीन माह ) तक की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ । 

आदेश 

11 मई , 2017 ई ० 
पत्र संख्या 242 / सा ० प्रशा० / नोटिस / 2017-18 - दिनांक 18.04.2017 को मार्ग चेकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, 
कोटद्वार ने वाहन संख्या यू 0 के 0 15टीए -0315 ( ऑटोरिक्शा) का चालान, क्षमता से 02 सवारी अधिक बैठाने के अभियोग 
में किया गया । उक्त अनियमितता के लिए प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार, ने वाहन चालक श्री अनूप चन्द्र पुत्र श्री मोहनलाल , 
निवासी म0 नं 0 30. ग्राम ध्रुवपुर, तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल को इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स 
संख्या यू0 के0-1520090002778 के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । इस सम्बन्ध में वाहन चालक को कार्यालय 
से पत्रांक 92 / सा ० प्रशा 0 / लाइo-नोटिस / 2017-18 , दिनांक 20.04.2017 प्रेषित किया । जिसके अनुपालन में वाहन 
चालक दिनांक 09.05.2017 को कार्यालय में उपस्थित हुए और अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें उनके द्वारा 
अपना अपराध स्वीकारते हुए क्षमा चाही गई एवं भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई । 

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंन्सिंग अधिकारी 
के रूप में , मैं , रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा 19 
की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू 0 के0-1520090002778 
को दिनांक 11.05.2017 से दिनांक 10.08.2017 (तीन माह ) तक की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ । 

आदेश 

11 मई , 2017 ई ० 
पत्र संख्या 243 / सा 0प्रशा० / नोटिस / 2017-18 - दिनांक 02.05.2017 को मार्ग चेकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी , 
कोटद्वार ने वाहन संख्या यू0 के 0 12टीबी -0296 ( ऑटोरिक्शा) का चालान , क्षमता से 03 सवारी अधिक बैठाने के अभियोग 
में किया गया । उक्त अनियमितता के लिए प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार , ने वाहन चालक श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मनवर सिंह , 
निवासी म 0 नं 0 100, ग्राम हरसिंहपुर, तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल को इस कार्यालय द्वारा जारी चालक 
लाइसेन्स संख्या यू 0 के0-1520110013381 के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । इस सम्बन्ध में वाहन चालक को 
कार्यालय से पत्रांक 173 / सा ० प्रशा0 / लाइo- नोटिस / 2017-18, दिनांक 02.05.2017 प्रेषित किया । जिसके अनुपालन 
में वाहन चालक दिनांक 11.05.2017 को कार्यालय में उपस्थित हुए और अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें उनके 
द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए क्षमा चाही गई एवं भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई । 


172 


-- 


उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2017 ई ० (ज्येष्ठ 27 , 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंन्सिंग अधिकारी 
के रूप में , मैं , रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा 19 
की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए. उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू 0 के0-1520110013381 
को दिनांक 11.05.2017 से दिनांक 10.08.2017 ( तीन माह ) तक की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ । 

आदेश 

17 मई , 2017 ई ० 
पत्र संख्या 251 / सा ० प्रशा0 / नोटिस / 2017-18 - दिनांक 04.05.2017 को मार्ग चेकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी , 
कोटद्वार ने वाहन संख्या यू0 के0 15टीए -0363 ( ऑटोरिक्शा) का चालान, चालक कक्ष में 01 अतिरिक्त सवारी एवं वाहन 
में कुल 10 सवारी बैठाने के अभियोग में किया गया । उक्त अनियमितता के लिए प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार, ने वाहन चालक 
श्री दामोदर प्रसाद पुत्र श्री मंगलराम, निवासी ग्राम कोटरीढांक , तहसील कोटद्वार , जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस 
कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू 0 के0-1519830013814 के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । इस 
सम्बन्ध में वाहन चालक को कार्यालय से पत्रांक 216 / सा ० प्रशा० / लाइ0 - नोटिस / 2017-18, दिनांक 11.05.2017 प्रेषित 
किया । जिसके अनुपालन में वाहन चालक दिनांक 16.05.2017 को कार्यालय में उपस्थित हुए और अपना स्पष्टीकरण 
प्रस्तुत करते हुए, अपने अपराध के लिए क्षमा चाही गई एवं भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई । 

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए. जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंन्सिंग अधिकारी 
के रूप में , मैं , रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 
की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए , उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0 के0-1519830013814 
को दिनांक 17.05.2017 से दिनांक 16.08.2017 (तीन माह) तक की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ | 

आदेश 

16 मई , 2017 ई ० 
पत्र संख्या 253 / सा ० प्रशा० / नोटिस / 2017-18 - दिनांक 30.06.2016 को मार्ग चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस , 
देहरादून ने वाहन संख्या यू 0 के 0 13 टीए -0607 ( मैक्सी कैब) का चालान, निर्धारित गतिसीमा से अधिक गति से वाहन 
संचालन के अभियोग में किया गया । उक्त अनियमितता के लिए ट्रैफिक पुलिस, देहरादून ने वाहन चालक श्री सुमित पुरोहित 
पुत्र श्री धनीराम पुरोहित, निवासी ग्राम क्वील, पो 0 कुर्कसैण, जनपद रूद्रप्रयाग, को इस कार्यालय द्वारा जारी चालक 
लाइसेन्स संख्या यू 0 के0-1520060015951 के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । इस सम्बन्ध में वाहन चालक को 
कार्यालय से पत्रांक 1098 / सा ०प्रशा० / लाइ0 - नोटिस / 2016-17 , दिनांक 15.12.2016 प्रेषित किया । जिसके अनुपालन 
में वाहन चालक दिनांक 15.05.2017 को कार्यालय में उपस्थित हुए और अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए, अपने 
अपराध के लिए क्षमा चाही गई एवं भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई । 

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए. लाइसेंन्सिंग अधिकारी 
के रूप में , मैं , रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार , मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 
की उपधारा-1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए. उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0 के0-1520060015951 
को दिनांक 15.05.2017 से दिनांक 14.08.2017 (तीन माह ) तक की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ । 

आदेश 

17 मई , 2017 ई ० 
पत्र संख्या 257 / सा ०प्रशा0 / नोटिस / 2017-18 - दिनांक 11.04.2017 को मार्ग चेकिंग के दौरान थानाध्यक्ष, लक्ष्मणझूला 
ने वाहन संख्या यू 0 के 0 07 टीए-2838 (मैक्सी कैब ) का चालान, वाहन के अन्दर व वाहन की छत में कुल 24 सवारी बैठाये 
जाने के अभियोग में किया गया, जो कि जनसुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त खतरनाक है । उक्त अनियमितता के लिए 
थानाध्यक्ष, लक्ष्मणझूला ने वाहन के चालक श्री मुकेश सिंह पुत्र श्री आनन्द सिंह, निवासी ग्राम तिमली, बड़ी तहसील , 
यमकेश्वर , जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू 0 के0-1520140030442 
के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की संस्तुति की गई है । इस सम्बन्ध में वाहन चालक को कार्यालय से पत्रांक 
136 / सा ०प्रशा0 / लाइ0 - नोटिस / 2017-18, दिनांक 27.04.2017 प्रेषित किया । जिसके अनुपालन में वाहन चालक 
दिनांक 18.05.2017 को कार्यालय में उपस्थित हुए और अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए, अपने अपराध के लिए क्षमा 
चाही गई है एवं भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई । 


173 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट , 17 जून, 2017 ई ० ( ज्येष्ठ 27. 1939 शक सम्वत् ) 
लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंन्सिंग अधिकारी 
के रूप में , मैं , रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा 19 
की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू 0के0-1520140030442 
को दिनांक 18.05.2017 से दिनांक 17.08.2017 ( तीन माह ) तक की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ । 

आदेश 

19 मई , 2017 ई ० 
पत्र संख्या 269 / सा ० प्रशा० / नोटिस / 2017-18 -दिनांक 04.05.2017 को मार्ग चेकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, 
कोटद्वार ने वाहन संख्या यू 0 के 0 15 टीए -0413 ( ऑटोरिक्शा) का चालान, चालक कक्ष में 02 अतिरिक्त सवारी सहित 
वाहन में कुल 15 छात्र वाहन में बिठाने के अभियोग में किया गया, जो कि जनसुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त खतरनाक 

| उक्त अनियमितता के लिए प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन के चालक श्री पवन रावत पुत्र श्री सरूप सिंह रावत , निवासी 
ग्राम मानपुर, तहसील कोटद्वार , जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या 
यू 0 के0-1520110010364 के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । इस सम्बन्ध में वाहन चालक को कार्यालय से 
पत्रांक 219 / सा ०प्रशा० / लाइo- नोटिस / 2017-18, दिनांक 11.05.2017 प्रेषित किया । जिसके अनुपालन में वाहन 
चालक दिनांक 19.05.2017 को कार्यालय में उपस्थित हुए और अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए, अपने अपराध के 
लिए क्षमा चाही गई है एवं भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई । 

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंन्सिंग अधिकारी 
के रूप में , मैं , रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा 19 
की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू 0 के0-1520110010364 
को दिनांक 19.05.2017 से दिनांक 18.08.2017 ( तीन माह ) तक की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ । 

आदेश 

19 मई , 2017 ई ० 
पत्र संख्या 270 / सा ० प्रशा० / नोटिस / 2017-18 - दिनांक 25.04.2017 को मार्ग चेकिंग के दौरान 
प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन संख्या यू 0 के 0 12 टी 0बी0-0286 ( ऑटोरिक्शा) का चालान, चालक कक्ष में 
02 अतिरिक्त सवारी वाहन में बिठाने के अभियोग में किया गया, जो कि जनसुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त खतरनाक है । 
उक्त अनियमितता के लिए प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन चालक श्री कमल सिंह नेगी पुत्र श्री गणपत सिंह नेगी , निवासी 
ग्राम पदमपुर सुखरौ, तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स 
संख्या यू 0 के0-1519980009849 के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । इस सम्बन्ध में वाहन चालक को कार्यालय 
से पत्रांक 121 / सा ० प्रशा0 / लाइ0 - नोटिस / 2016-17 , दिनांक 26.04.2017 प्रेषित किया गया । जिसके अनुपालन में 
वाहन चालक दिनांक 19.05.2017 को कार्यालय में उपस्थित हुए और अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए, अपने अपराध 
के लिए क्षमा चाही गई एवं उनके द्वारा भविष्य में पुनः ऐसा न करने की घोषणा की गई । 

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंन्सिंग अधिकारी 
के रूप में , मैं , रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार , मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा 19 
की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू 0 के0-1519980009849 
को दिनांक 19.05.2017 से दिनांक 18.08.2017 ( तीन माह ) तक की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ । 

आदेश 

20 मई , 2017 ई ० 
पत्र संख्या 284 / सा ०प्रशा० / नोटिस / 2017-18 - दिनांक 01.05.2017 को मार्ग चेकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी , 
कोटद्वार ने वाहन संख्या यू 0 के 0 07 टीए-3724 (मैक्सी कैब) का चालान , 02 अतिरिक्त सवारी सहित वाहन में कुल 
11 सवारी बैठाने के अभियोग में किया गया, जो कि जनसुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त खतरनाक है । उक्त अनियमितता 
के लिए प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन चालक श्री गजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामसेवक , निवासी गाँव सनेह, तहसील 
कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू 0 के0-1520120017077 
के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । इस सम्बन्ध में वाहन चालक को कार्यालय से पत्रांक 
172 / सा ० प्रशा0 / लाइo- नोटिस / 2017-18, दिनांक 26.04.2017 प्रेषित किया । जिसके अनुपालन में वाहन चालक 
दिनांक 19.05.2017 को कार्यालय में उपस्थित हुए और अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए, अपने अपराध के लिए क्षमा 
चाही गई एवं उनके द्वारा भविष्य में पुनः ऐसा न करने की घोषणा की गई । 


174 


उत्तराखण्ड गजट , 17 जून, 2017 ई ० (ज्येष्ठ 27 , 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंन्सिंग अधिकारी 
के रूप में , मैं , रावत सिंह , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 
की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू 0 के0-1520120017077 
को दिनांक 20.05.2017 से दिनांक 19.08.2017 (तीन माह ) तक की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ । 


रावत सिंह, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

कोटद्वार । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन , ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

25 मई , 2017 ई ० 
पत्रांक 3200 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / HR38F-6976 / 2017- वाहन संख्या HR38F-6976 (TRUCK), मॉडल 
1997, चेसिस संख्या 373341CYZ708555 तथा इंजन नं0 697TC4ZCYZ807684. कार्यालय में श्री मौ ० इस्तकार पुत्र 
श्री रहीसुद्दीन, निवासी म0 नं 0 168 , ग्राम नकहा, सितारगंज , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी 
ने दिनांक 04.05.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन 
निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.06.2017 
तक जमा है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग 
परमिट सचिव , सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है । उक्त तथ्यों 
के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55( 2 ) अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या HR38F- 6976 (TRUCK) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373341CYZ708555. तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 


- 


25 मई , 2017 ई ० 


पत्रांक 3715 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / HR19GA- 0134 / 2017- वाहन संख्या HR19GA- 0134 (TRUCK) मॉडल 1997 , 
चेसिस संख्या 360324CSQ003567 तथा इंजन नं 0 697D23CSQ110430 , कार्यालय में श्री मन्नू सिंह चौहान पुत्र 
श्री जे 0 पी 0 चौहान, निवासी आदर्श कॉलोनी, रूद्रपुर , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने 
दिनांक 11.05.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन 
निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.06.2017 
तक जमा है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग 
परमिट सचिव , सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु आख्या संलग्न है । उक्त तथ्यों 
के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या HR19GA-0134 (TRUCK) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360324CS0003567, तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


1988 


175 


भाग 1 - क 

उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2017 ई ० ( ज्येष्ठ 27. 1939 शक सम्वत्) 

कार्यालय आदेश 

26 मई , 2017 ई ० 
पत्रांक 3744 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UKO6W-6102 / 2017-वाहन संख्या UK06W-6102 ( EON MEGNA), 
मॉडल 2012, चेसिस संख्या MALA351ALCMO86565E तथा इंजन नं 0 GHACM071743, कार्यालय में श्री नरेन्द्र पुत्र 
श्री लेख राज , निवासी ग्राम नारायणपुर, गदरपुर , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
15.05.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका 
वाहन दुर्घटना के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन 
निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय 
जमा है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । उक्त तथ्यों के आधार 
पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UKO6W-6102 ( EON MEGNA) का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MALA351ALCMO86565E, तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ | 


नन्द किशोर , 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

ऊधमसिंह नगर । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग 

आदेश 

30 मई , 2017 ई ० 
संख्या 238 / प्रवर्तन / लाइसेन्स / 2016 - श्री लव कुमार पुत्र श्री उमराव लाल, ग्राम जखवाडी, पो 0 कोटबागर, 
जिला रूद्रप्रयाग का पुलिस विभाग, देहरादून द्वारा दिनांक 20.02.2017 को इनके द्वारा संचालित की जा रही वाहन 
संख्या यू0 के 0 07 ए0 जे0-2427 का रेड लाइट जम्प व अन्य अभियोगों में चालान कर इनके लाइसेन्स संख्या 
यू0 के0-1320120002580, जो इस कार्यालय द्वारा MCWG ( NT), LMV( NT) हेतु जारी किया गया है व जिसकी वैधता 
06.07.2032 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है । इस सम्बन्ध में 
कार्यालय द्वारा पत्रांक 74 / सा ० प्रशा0 / 2016, दिनांक 25.04.2017 के माध्यम से श्री लव कुमार पुत्र श्री उमराव लाल , 
ग्राम जखवाडी, पो ० कोटबागर, जिला रूद्रप्रयाग को नोटिस प्रेषित किया गया था । जिसके क्रम इनके द्वारा कोई प्रत्युत्तर 
इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ । 

अतः, दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के 
रूप में , मैं , पंकज श्रीवास्तव , मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते 
हुए, आपके लाइसेन्स संख्या यू0 के0-1320120002580 ( वैधता उपरोक्त) को दिनांक 30.05.2017 से 29.08.2017 तक 
तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ । 

आदेश 

30 मई, 2017 ई ० 
संख्या 241 / प्रवर्तन / लाइसेन्स / 2016 - चारधाम 2017 के दृष्टिगत यात्रा मार्गों पर तैनात प्रवर्तन अधिकारियों 
के द्वारा ओवरलोडिंग व अन्य विभिन्न अभियोगों में वाहनों के चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरुद्ध 
कार्यवाही की संस्तुति की गयी है । 

अतः, दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के 
रूम में , मैं , पंकज श्रीवास्तव, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते 
हुए, अग्रसारित चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ । 


176 


उत्तराखण्ड गजट , 17 जून , 2017 ई० ( ज्येष्ठ 27 , 1939 शक सम्वत् ) 

निलम्बन 
डी ० एल ० संख्या 

तिथि अवधि 


[भाग 1 - क 
चालानकर्ता 
अधिकारी 


चालान 


क्र ० 
सं ० 


चालक का नाम व पता 


2 


3 


4 


5 


6 


1. श्री पुष्कर सिंह पुत्र श्री फत्ते सिंह , 

ग्राम सतेरा, पो 0 सतेराखाल , 
रूद्रप्रयाग 


30.05.2017 

से 


UK -1320130003445 


03.05.2017 


ARTO , PAURI 


29.06.2017 


2. श्री प्रवीन सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह , 

ग्राम तोरियाल, पो 0 धोलतीर, 
| रूद्रप्रयाग 


30.05.2017 

से 


UK- 1320140005747 


03.05.2017 


ARTO , PAURI 


29.06.2017 


3. श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री गजे सिंह, 

ग्राम रोडिया, पो ० माई की मण्डी, 
रूद्रप्रयाग 


30.05.2017 

से 


UK-1320100005612 


09.05.2017 


ARTO , 
TANAKPUR 


29.06.2017 


4. श्री प्रवीन सिंह पुत्र श्री अनूसूया प्रसाद , 

ग्राम व पो 0 त्रियुगीनारायण , UK-1320150007729 
रूद्रप्रयाग 


30.05.2017 

से 


03.05.2017 


ARTO , 
TANAKPUR 


29.08.2017 


5. श्री प्रकाश सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, 

ग्राम कोटी, रूद्रप्रयाग 


30.05.2017 

से 


UK-1320130004177 


07.05.2017 


ARTO , 
TANAKPUR 


29.06.2017 


6. श्री प्रदीप सिंह 

पुत्र श्री डी 0 एस 0 बिष्ट , 
ग्राम सनाउ, पो 0 पौडीखाल , 


30.05.2017 

से 


UK-1320090000642 


02.05.2017 


ARTO , 
TANAKPUR 


29.06.2017 


रूद्रप्रयाग 


7. श्री सुनील कुमार पुत्र श्री बचनलाल, 

ग्राम व पो ० लमगौण्डी, रूद्रप्रयाग 


30.05.2017 

से 


ARTO , 


UK-1320120002868 


27.04.2017 


TANAKPUR 


29.08.2017 


8. श्री राजपाल पुत्र श्री कुत्तालाल , 

ग्राम चन्द्रापुरी, रूद्रप्रयाग 


30.05.2017 

से 


UK-1320050007807 


02.05.2017 


ARTO , 
TANAKPUR 


29.06.2017 


9. श्री देवराज शाह पुत्र 

श्री फगन लाल , 
ग्राम कोटी जखोली, रूद्रप्रयाग 


UK- 1320120002971 


02.05.2017 


30.05.2017 

से 
29.06.2017 


ARTO , 
TANAKPUR 


UK-1320120002623 


02.05.2017 


10. श्री दीपक सिंह पुत्र 

श्री महावीर सिंह, 

ग्राम बडेथ , पो 0 भटवाडी, रूद्रप्रयाग 
11. श्री मोहित पुत्र श्री भुवनेश, 

ग्राम तोलब , रूद्रप्रयाग 


30.05.2017 

से 
29.06.2017 


ARTO , 
TANAKPUR 


30.05.2017 

से 


UK-1320140006100 


02.05.2017 


ARTO , 
TANAKPUR 


29.06.2017 


12. पुरूषोत्तम गिरी पुत्र श्री फगन लाल, 

ग्राम भटवाडी सुनार, रूद्रप्रयाग 


30.05.2017 

से 


UK-1319970005215 


02.05.2017 


ARTO , 
TANAKPUR 


29.06.2017 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 17 जून, 2017 ई० ( ज्येष्ठ 27 , 1939 शक सम्वत् ) 


177 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


13. श्री वीरेन्द्र लाल पुत्र श्री बसन्त लाल , 

ग्राम व पो ० चन्द्रापुरी, रूद्रप्रयाग 


UK -1320150007899 


02.05.2017 


30.05.2017 

से 
29.06.2017 


ARTO, 
TANAKPUR 


UK-1320150007476 


06.05.2017 


14. श्री रोहित पुत्र श्री सोहनलाल सेमवाल , 

ग्राम व पो 0 त्रियुगीनारायण , 

| रूद्रप्रयाग 
15. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मकार सिंह, 

ग्राम दुर्गा, पो 0 काण्डई, रूद्रप्रयाग 


30.05.2017 

से 
29.08.2017 


ARTO, 
TANAKPUR 


UK-1320020001558 


02.05.2017 


30.05.2017 

से 
29.06.2017 


ARTO , 
TANAKPUR 


16. श्री दीपक सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह , 

ग्राम बडासू , पो 0 ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग UK-1320120003184 


02.05.2017 


30.05.2017 

से 
29.08.2017 


ARTO , 
TANAKPUR 


पंकज श्रीवास्तव , 
प्र 0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 


रूद्रप्रयाग । 


पी ०एस० यू ० ( आर0 ई0) 24 हिन्दी गजट / 314 - भाग 1 - क -2017 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0एन0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 जून, 2017 ई० ( ज्येष्ठ 27, 1939 शक सम्वत् ) 


भाग 3 
स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय 
निकाय ) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं 0), उत्तरकाशी 

अधिसूचना 

24 मई , 2017 ई ० 
पत्रांक 27 / पं 0 - उप निर्वाचन / 2017 - मा ० राज्य निर्वाचन आयोग , उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या 
120 रा 0 नि 0 आ0-2 / 2156 / 2017. दिनांक 23.05.2017 के अनुपालन में , मैं , डॉ 0 आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिला मजिस्ट्रेट / 
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), उत्तरकाशी जनपद में प्रधान, ग्राम पंचायत, सदस्य, ग्राम पंचायत के रिक्त पद , जो 
नीचे अनुसूची में दिये गये है, पर उप निर्वाचन का कार्यक्रम आयोग द्वारा दी गई समय - सारणी के अनुसार सम्पन्न कराने 
के निर्देश देता हूँ । 

समय - सारणी 
नाम निर्देशन | नाम निर्देशन 

निर्वाचन 
पत्रों को पत्रों की 

नाम वापसी प्रतीक 

मतगणना 
जमा करने 

हेतु दिनांक आवंटन का दिनांक व 

का दिनांक अभ्युक्ति 
का दिनांक दिनांक व 

दिनांक व समय 


मतदान का 


जाँच का 


व समय 


व समय 


व समय 


समय 


समय 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


29.05.2017 

एवं 
30.05.2017 
(पूर्वाह्न 10:00 

बजे से 
अपराह्न 05:00 
बजे तक ) 


31.05.2017 01.06.2017 02.06.2017 13.06.2017 15.06.2017 कॉलम -1,2,3 व 4 पर 
( पूर्वाह्न 10:00 (पूर्वाह्न 10:00 (पूर्वाह्न 10:00 | (पूर्वाह्न 08:00 | (पूर्वाह्न 08:00 | अंकित कार्यवाही 
बजे से कार्य बजे से बजे से कार्य बजे से बजे से कार्य | निर्वाचन अधिकारी / 
की समाप्ति अपराह्न की समाप्ति अपराह्न 05:00 की समाप्ति | आर0 ओ 0 तथा सहायक 
तक ) 01:00 बजे 

तक ) 

बजे तक ) तक ) निर्वाचन अधिकारी / 
तक ) 

ए0 आर0 ओ0 के समक्ष 
नामांकन की कार्यवाही 
समय - सारणी के 
अनुसार क्षेत्र पंचायत 
(विकास खण्ड) 
मुख्यालय पर सम्पन्न की 
जायेगी । 


35 - घ 


36 


उत्तराखण्ड गजट, 17 जून, 2017 ई ० ( ज्येष्ठ 27 , 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 3 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


कॉलम -5 पर अंकित 
मतदान सम्बन्धित ग्राम 
पंचायत के निर्धारित 
स्थल पर तथा कॉलम -6 
पर अंकित मतगणना 
विकास खण्ड / क्षेत्र 
पंचायत मुख्यालय पर 
सम्पन्न की जायेगी । 
तदोपरान्त निर्वाचन 
परिणाम की घोषणा भी 
आर0 ओ 0 द्वारा क्षेत्र 
पंचायत मुख्यालय पर 
की जायेगी । 


रिक्त पदों का विवरण / अनुसूची 


क्र ० सं ० 


सम्बन्धित विकास खण्ड / क्षेत्र 

पंचायत का नाम 


पद / स्थानों की स्थिति 


पदों की संख्या 


1 . 


भटवाडी 


प्रधान , ग्राम पंचायत , पुराली 


01 


सदस्य , ग्राम पंचायत 


01 


2 . 


डुण्डा 


सदस्य , ग्राम पंचायत 


03 


3 . 


चिन्यालीसौड 


सदस्य , ग्राम पंचायत 


08 


4 . 


नौगाँव 


सदस्य, ग्राम पंचायत 


01 


5 . 


मोरी 


सदस्य , ग्राम पंचायत 


02 


कुल 


16 . 


2. निर्वाचन अधिकारी ( आर0 ओ0), सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों / स्थानों के संलग्न सूची के अनुसार 
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षण का विवरण देते हुए, अपने स्तर से भी नामांकन से पूर्व सूचनालेख शीघ्र प्रकाशित 
करायेंगे , जिसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करायेंगे । उक्त निर्वाचन कार्यक्रम को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से मुनादी 
द्वारा ग्रामवासियों की जानकारी हेतु प्रचार - प्रसार करायेंगे । 

3. इस निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित व निर्देशित है । 

4. रिक्त पदों / स्थानों से सम्बन्धित क्षेत्र में आयोग द्वारा दी गई संलग्न विज्ञप्ति संख्या 121 / रा0 नि 0 आ0–2 / 2156 / 2017 , 
दिनांक 23.05.2017 के अनुसार आदर्श आचार संहिता दिनांक 23.05.2017 से मतगणना समाप्ति तक सम्बन्धित ग्राम 
पंचायतों /निर्वाचन क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से प्रभावी की गयी है । 


डॉ ० आशीष कुमार श्रीवास्तव, 
जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी 

(पंचायत), उत्तरकाशी । 


भाग 3 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 17 जून , 2017 ई० (ज्येष्ठ 27 , 1939 शक सम्वत् ) 


37 


कार्यालय पंचास्थानि चुनावालय, चम्पावत 

अधिसूचना की सूचना 


24 मई , 2017 ई ० 


पत्रांक 28 / त्रि 0 पं 0 / उप निर्वाचन - 2017 - राज्य निर्वाचन आयोग , उत्तराखण्ड , देहरादून की अधिसूचना 
संख्या 120 / रा 0नि 0 आ0-2 / 2156 / 2017 , दिनांक 23.05.2017 के क्रम में राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, मैं , डा 0 अहमद इकबाल, जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत ), चम्पावत , एतद्वारा 
यह निर्देश देता हूँ कि जनपद चम्पावत के त्रिस्तरीय पंचायतों के विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए, सदस्य, ग्राम पंचायत , 
एव सदस्य, क्षेत्र पंचायत के रिक्त पदों / स्थानों पर, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों , पर 
निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय - सारणी के अनुसार उप निर्वाचन कराये जायेंगेः 
नाम निर्देशन नाम निर्देशन 

निर्वाचन प्रतीक 
पत्रों को जमा पत्रों की जाँच नाम वापसी हेतु 

मतदान का 

मतगणना का 

आवंटन का 
करने का दिनांक का दिनांक व दिनांक व समय 

दिनांक व समय 

दिनांक व समय 

दिनांक व समय 
व समय 

समय 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


29.05.2017 एवं 

30.05.2017 
(पूर्वाह्न 10:00 
बजे से अपराह्न 
05:00 बजे तक ) 


31.05.2017 
(पूर्वाह्न 10:00 
बजे से कार्य की 

समाप्ति तक ) 


01.06.2017 
(पूर्वाह्न 10:00 
बजे से अपराह्न 
01:00 बजे तक ) 


02.06.2017 
(पूर्वाह्न 10:00 
बजे से कार्य की 

समाप्ति तक ) 


13.06.2017 
(पूर्वाह्न 08:00 
बजे से अपराह्न 
05:00 बजे तक ) 


15.06.2017 
(पूर्वाह्न 08:00 
बजे से कार्य की 

समाप्ति तक) 


3 . 


2. संबंधित निर्वाचन अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार - पत्रों 
में व्यापक प्रचार - प्रसार कराया जायेगा और इस ग्राम पंचायत में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी । 
सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्टों 
में यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे । 

उक्त उप निर्वाचन , उत्तराखण्ड पंचायतराज अधिनियम, 2016 की धारा 194(2) अधीन रहते हुए, उत्तर प्रदेश 
पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों , प्रधानों और 
उप प्रधानों का निर्वाचन ) नियमावली, 1994 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम , 1961 (उत्तराखण्ड 
में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित ) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 
( उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) के अनुसार इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी , जो आयोग 
द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है । सदस्य, ग्राम पंचायत, प्रधान , ग्राम पंचायत एवं सदस्य, क्षेत्र पंचायत के पदों / स्थानों के विषय 
में नामांकन पत्र दाखिल करने , उनकी जाँच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं 
परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी । 
संलग्नक - सदस्य , ग्राम पंचायत तथा सदस्य , क्षेत्र पंचायत के 

रिक्त पदों / स्थानों का विवरण 


डा ० अहमद इकबाल , 
जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी 

(पंचायत). चम्पावत । 


पी ०एस० यू ० ( आर0 ई 0) 24 हिन्दी गजट / 314 -भाग 3–2017 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


